रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD . NO . D. L.- 33004 / 99 


New 


L 


511 
: 


"-.: 


1 


.. 


. 


. 


: 


सनामय जगाने 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , मई 19 , 2015 / वैशाख 29 , 1937 
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 19 , 2015 /VAISAKHA 29, 1937 


सं . 319 ] 


No. 319 ] 


NEW DELHI, 1 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 19 मई, 2015 
सं . 13 / 2015- सेवा कर 


सा . का . नि . 397 ( अ ). - केंद्रीय सरकार , वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32 ) की धारा 93 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है , भारत के 
राजपत्र , असाधारण , भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में , सा . का . नि . सं . 468 ( अ ), तारीख 20 जून , 2012 द्वारा प्रकाशित 
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं . 26 / 2012 - सेवा कर, तारीख 20 जून , 2012 में 
निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-- 
उक्त अधिसूचना में , पैराग्राफ 2 में परिभाषाओं से संबंधित उपवाक्य क को निरसित कर दिया जायेगा | 

[ फा. सं. 334 / 5/ 2015-टीआरयू] 

अक्षय जोशी, अवर सचिव 


टिप्पण : मूल अधिसूचना सं . 26 / 2012 - सेवा कर, तारीख 20 जून , 2012 भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II , खंड 
3, उपखंड ( i ) में अधिसूचना सा . का . नि . 468 ( अ) तारीख 20 जून , 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना 
सं . 8 / 2015 - सेवा कर , तारीख 1 मार्च, 2015 द्वारा जो सा . का . नि . 162( अ ) तारीख 1 मार्च, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई 
थी , अंतिम बार संशोधित की गई थी । 


2219 GI/ 2015 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART II — SEC . 3 (1)] 
MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 19th May, 2015 

No. 13/ 2015 - Service Tax 
G . S . R . 397 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of section 93 of the Finance Act , 1994 
( 32 of 1994 ), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby makes 
the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance 
(Department of Revenue ), No. 26 / 2012 - Service Tax , dated the 20th June , 2012 , published in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub -section (i), vide number G . S. R . 468 ( E ), dated the 20th June, 2012 , namely: 
Inthe said notification, inthe paragraph 2 relating to definitions, clause a shall be omitted . 

[ . No. 334/5/ 2015-TRU] 

AKSHAY JOSHI, Under Secy . 
Note : The principal notification No . 26/ 2012 - Service Tax, dated 20th June, 2012, was published in the Gazette of 
India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - Section (i) vide number G . S .R . 468 ( E ), dated the 20th June, 2012 and was 
last amended by notification No. 08/ 2015 - Service Tax, dated the 1st March, 2015 , vide G . S. R. 162 ( E), dated the 1st 
March, 2015 . 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 19 मई, 2015 

सं . 14 / 2015 - सेवा कर 
सा . का . नि . 398( अ ). वित्त अधिनियम, 2015 की धारा 107 , के उपवाक्य ( क ),( ग ) तथा ( च ), धारा 108 , 
धारा 109 के उपधारा ( 2 ),(3 ) तथा ( 4), धारा 153 तथा धारा 159 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्र 
सरकार एतद्द्वारा उपर्युक्त अधिनियम की धारा 107 , के उपवाक्य ( क ),( ग ) तथा ( च ), धारा 108, धारा 109 के 
उपधारा ( 2 ),(3 ) तथा ( 4 ), धारा 153 तथा धारा 159 के उपबंधों को दिनांक 1 जून , 2015 से प्रर्वत किए जाने का 
निर्णय करती है । 

[ फा . सं . 334 / 5 / 2015 -टीआरयू] 

अक्षय जोशी, अवर सचिव 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 19th May , 2015 

No. 14 / 2015 - Service Tax 
G . S. R. 398( E ). - In exercise of the powers conferred by clauses ( a), (c ) and (f ) of section 107 , section 108 , 
sub -sections ( 2 ), ( 3 ) and ( 4 ) of section 109 , section 153 and section 159 of the Finance Act , 2015 ( No. 20 of 2015 ), the 
Central Government hereby appoints the 1st day of June, 2015 as the date on which the provisions of clauses ( a ), (c ) 
and (f) of section 107 , section 108 , sub -sections (2 ), (3 ) and ( 4 ) of section 109 , section 153 and section 159 of the said 
Act shall come into force. 

[ F. No. 334/ 5 / 2015- TRU] 

AKSHAY JOSHI, Under Secy . 
अधिसूचना 
नई दिल्ली, 19 मई , 2015 


सं. 15 / 2015 - सेवाकर 
सा . का . नि . 399 ( अ). वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32 ) की धारा 94 की उपधारा ( 2 ) के साथ पठित 
उपधारा (1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना 
जनहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा यह निर्धारित करती है कि भारत सरकार , वित्त मंत्रालय , ( राजस्व विभाग ) की 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना सं . 05 / 2015 - सेवा कर दिनांक 1 मार्च, 2015 , जिसे सा . का . नि . 159 ( अ ) दिनांक 1 मार्च, 2015 के तहत 
भारत के राजपत्र , असाधारण में प्रकाशित किया गया था , के पैराग्राफ 2 के उपपैराग्राफ (ड ) के उपवाक्य (ii ) के 
उपवाक्य ( क ), ( ख ), ( ग ) तथा उपवाक्य ( घ ) के मद ( अ ) के प्रावधान दिनांक 1 जून, 2015 से लागू होंगे | 

[ फा . सं. 334 / 5 / 2015-टीआरयू 

अक्षय जोशी, अवर सचिव 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 19th May , 2015 

No. 15 / 2015 - Service Tax 
G . S . R . 399 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) read with sub -section (2 ) of section 94 
of the Finance Act, 1994 (32 of 1994 ), the CentralGovernment hereby appoints the 1st day of June, 2015 as the date on 
which the provisions of sub -clauses (a ), (b ) and (c) and item ( A ) of sub - clause (d ) of clause ( ii ) of sub -paragraph ( e) of 
paragraph 2 of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) , 
No. 05 /2015 – Service Tax , dated 1st March , 2015 , published in the gazette of India, Extraordinary , vide number G .S . R . 
159( E ), dated 1st March , 2015 shall come into force . 

[ F. No . 334/5/ 2015 - TRU] 
AKSHAY JOSHI , Under Secy . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 19 मई, 2015 

सं. 16 / 2015- सेवाकर 
सा . का .नि . 400 ( अ ). वित्त अधिनियम , 1994 (1994 का 32 ) की धारा 93 की उपराधारा (1) के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक है , एतद्द्वारा 
निर्धारित करती है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं . 06 / 2015 - सेवाकर , दिनांक 1 
मार्च, 2015 जिसे सा . का .नि . 160 ( अ ), दिनांक 1 मार्च, 2015 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किया 
गया था, के पैराग्राफ (1) के उपपैराग्राफ (ix ) और ( xii ) तथा पैराग्राफ 2 के उपपैराग्राफ ( ख ) के प्रावधान 1 जून , 
2015 से लागू होंगे । 

[ फा . सं. 334 / 5 / 2015-टीआरयू ) 

अक्षय जोशी, अवर सचिव 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 19th May, 2015 

No. 16 / 2015 -Service Tax 
G .S .R . 400 ( E ).- In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 93 of the Finance Act, 1994 
( 32 of 1994 ), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby appoints 
the 1st day of June, 2015 as the date on which the provisions of sub -paragraphs (ix ) and (xii ) of paragraph 1 and sub 
paragraph (b ) of paragraph 2 of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of 
Revenue ), No . 06 / 2015 – Service Tax , dated the 1stMarch , 2015 , published in the Gazette of India, Extraordinary , vide 
number G . S .R . 160 ( E ), dated the 1st March , 2015 shall come into force . 

[ F. No. 334/5/ 2015 -TRU ] 
AKSHAY JOSHI, Under Secy. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II _ SEC. 3(i)] 
अधिसूचना 
नई दिल्ली, 19 मई, 2015 

सं . 17 / 2015 - सेवा कर 
सा . का .नि . 401 ( अ ). - वित्त अधिनियम , 1994 ( 1994 का 32 ) की धारा 93 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है , 
उक्त अधिनियम की धारा 66ख के अधीन विद्युत मंत्रालय की विद्युत प्रणाली विकास निधि योजना (जिसे यहां योजना 
कहा गया है ) के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली कर कर योग्य सेवाओं को उन पर लगने वाले सम्पूर्ण सेवा कर से छूट 
देती है, अर्थात् : 
( क) गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ( गैल ) द्वारा आयातित तरलीकृत प्राकृतिक गैस ( एलएनजी ) का पुन : 

गैसीकरण 
( ख ) इन्क्रीमैंटल पुन : गैसीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस ( आरएलएनजी ) ( ई-बिड आरएलएनजी ) का , इस अधिसूचना 

___ के अनुबंध-I और अनुबंध-II में विनिर्दिष्ट विद्युत उत्पादन कम्पनियों अथवा प्लांटों को परिवहन तथा 
निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन, अर्थात: 
( क ) गैल को गुजरात के बाहर स्थित गैस आधारित प्लांटों के संबंध में ई-बिड आरएलएनजी आपरेटर के रूप 

में नियुक्त किया गया है तथा गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड , गुजरात स्थित गैस 
आधारित प्लांटों के लिए ई -बिड आरएलएनजी आपरेटर होगा तथा गैल , इस योजना के अन्तर्गत ई बिड 
आरएलएनजी की खरीद करने वाला एक मात्र अभिकरण होगा ; 
स्टैंडिड गैस आधारित प्लांटों और घरेलू गैस प्राप्त करने वाले प्लांटों को आयातित स्पाट आरएलएनजी " ई 
बिड आरएलएनजी ” की आपूर्ति , टारगेट प्लांट लोड फैक्टर तक की जाएगी तथा इसका चयन विपरीत ई 

बिडिंग के माध्यम से किया जाएगा ; 
( ग) इस योजना के अन्तर्गत पात्र, गैस आधारित विद्युत प्लांट होंगे - स्ट्रैडिंड गैस आधारित विद्युत प्लांट तथा वे 

प्लांट जो घरेलू गैस प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनकी अर्जित वास्तविक औसत पीएलएफ अप्रैल - जनवरी, 2014 

15 के दौरान टारगेट पीएलएफ से कम थी ; 
( घ) घरेलू गैस प्राप्त करने वाले प्लांटों के मामले में ( अनुबंध-II), पावर सिस्टम डिवलपमैंट फंड स्कीम 

सहायता, अप्रैल- जनवरी, 2014- 15 के दौरान पीएलएफ से अधिक अर्जित हुए विद्युत के बढ़े हुए उत्पादन के 

ध में संगत अवधि के लिए उपलब्ध होगी , उदाहरण के तौर पर यदि अप्रैल -जनवरी , 2014-15 के दौरान 
वास्तविक रूप से अर्जित पीएलएफ 20 प्रतिशत है और यदि संगत अवधि के दौरान पीएलएफ ई-बिड 
आरएलएनजी सहित सभी स्रोतों से 25 प्रतिशत है तो पीएसडीएफ सहायता, 25 - 20 = 5 प्रतिशत , पीएलएफ , 
की तदनुरूपी विद्युत के लिए उपलब्ध होगी लेकिन संगत अवधि के दौरान ई-बिड आरएलएनजी के 

वास्तविक उत्पादन तक ही सीमित होगी; 
( ड ) व्यक्ति जो कि सेवाकर का भुगतान करने के लिये दायी है , तीन महीने या ऐसी अतिरिक्त अवधि जो कि सहायक 

आयुक्त या उप आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या सेवा कर द्वारा अनुमति प्राप्त हों तथा 6 महीने से अधिक न हो , 
के भीतर क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी के समक्ष निम्नलिखित आवेदन पत्र, जो कि विद्युत 
मंत्रालय द्वारा उसके कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/ 201- टी एच-1, दिनांक 27 मार्च, 2015 के तहत गठित इम्पावर्ड पूल 
मैनेजमेंट कमिटी द्वारा सत्यापित हों, प्रस्तुत करता है ; यथा : 
(i) किसी प्लांट के तकनीकी मापदंडों पर आधारित, गैस की प्रति इकाई उत्पादित विद्युत की मात्रा के 

बारे में प्रतिभागी प्रत्येक गैस आधारित प्लांट के संबंध में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का प्रमाणन ; 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


संगत अवधि के दौरान आपूर्ति की गई ई- बिड आरएलएनजी की मात्रा के संबंध में गैल का 

प्रमाणन ; 
(iii) विद्युत के उत्पादन और डिस्कॉम - वार ऐसी विद्युत की आपूर्ति के संबंध में संगत अवधि के दौरान 

वास्तविक रूप से प्रयोग में लाई गई ई -बिड आरएलएनजी की मात्रा के बारे में प्रतिभागी गैस 

आधारित प्लांट का स्व -प्रमाणन; 
(iv) प्रतिभागी गैस आधारित प्लांटों से संगत अवधि के दौरान खरीदी गई ई-बिड आरएलएनजी आधारित 

विद्युत की मात्रा के बारे में प्रतिभागी डिस्कॉम द्वारा प्रमाणन ; 
( च) यदि व्यक्ति निर्धारित अवधि के भीतर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी के समक्ष उपर्युक्त प्रमाण पत्र 

प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो वह ऐसी सेवाओं पर लागू होने वाले शुल्क का तथा साथ ही उस पर लागू 

ब्याज का भी भुगतान करेगा , 
बशर्ते कि यह छूट तब नहीं प्राप्त होगी जब ऐसे पुन : गैसीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस ( आरएलएनजी ) और तरलीकृत 
प्राकतिक गैस ( एलएनजी ) का प्रयोग विद्युत अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 2 के उपवाक्य (8 ) में यथा 
परिभाषित कैप्टिव जनरेटिंग प्लांटों के द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है; 
बशर्ते यह कि इस अधिसूचना में विहित कोई भी बात , 01 अप्रैल 2017 एवं उसके पश्चात लागू नहीं होगी । 

[ फा . सं. 334/ 5 / 2015 -टीआरयू 

अक्षय जोशी, अवर सचिव 
अनुबंध-I 

स्ट्रेडिड गैस आधारित विद्युत प्लांटों की सूची 
क्रम सं . न स्टेशन का नाम 

राज्यों का नाम 
( 1 ) 

( 2 ) 
रत्नागिरी ( आरजीपीपीएल - दाभोल ) 

महाराष्ट्र 
प्रगति सीसीजीटी -| || 

दिल्ली 
धुवारन सीसीपीपी ( जीएसईसीएल ) 

गुजरात 
उतरन सीसीपीपी ( जीएसईसीएल ) 

गुजरात 
पीपावाव सीसीपीपी 

गुजरात 
धुवारन सीसीपीपी ( जीएसईसीएल ) 

गुजरात 
हजीरा सीसीपीपी एक्स . 

गुजरात 
वतवा सीसीपीपी ( टोरंट ) 

गुजरात 
रिठाला सीसीपीपी ( एनडीपीएल ) 

दिल्ली 
एस्सार सीसीपीपी 

गुजरात 
11 . यूनोसुजन सीसीपीपी 

गुजरात 
डीजेन मेगा सीसीपीपी 

गुजरात 
13. गौतमी सीसीपीपी 

आंध्र प्रदेश 
14. जीएमआर- काकीनाडा ( तनिरवावी ) 

आंध्र प्रदेश 
जेगुरूपाडू सीसीपीपी ( जीवीके ) 

आंध्र प्रदेश 
16. कोनासीमा सीसीपीपी 

आंध्र प्रदेश 
17 . कोंडापल्ली एक्स सीसीपीपी 

आंध्र प्रदेश 


( 3 ) 


6. 


8 . 


10 . 


12. 


15 . 


18. 


19 . 


20 . 


21 . 


22. 


23. 


24. 


25 . 


26 . 


27 . 


28. 


29 . 
30 . 
31. 


क्रम सं. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART II — SEC . 3 (i)] 
| वेमागिरी सीसीपीपी 

आंध्र प्रदेश 
श्रीबा इंडस्ट्रीज 

आंध्र प्रदेश 
आरवीके एनर्जी 

आंध्र प्रदेश 
सिल्क रोड शुगर 

आंध्र प्रदेश 
एलवीएस पावर 

आंध्र प्रदेश 
जीएमआर वेमागिरी एक्प 

आंध्र प्रदेश 
कोंडापल्ली एक्स्प स्टे - | || 

आंध्र प्रदेश 
सामलकोट एक्स्प 

आंध्र प्रदेश 
सीसीजीटी बाई पांडुरंगा 

आंध्र प्रदेश 
गैस इंजिन बाई आस्था । 

तेलंगाना 
काशीपुर सरावान्थी स्टे - | एवं ।। 

उत्तराखंड 
बीटा इंफ्राटेक सीसीजीटी 

उत्तराखंड 
गामा इन्फ्राप्रोप सीसीजीटी 

उत्तराखंड 
सीसीजीटी, पायोनीर गैस पावर लिमि . 

महाराष्ट्र 
अनुबंध-II 
घरेलू गैस प्राप्त करने वाले प्लांटों की सूची 

( अप्रैल, 2014- जनवरी, 2015 के दौरान औसत पीएलएफ ) 
विद्युत स्टेशन का नाम 

स्थापित क्षमता राज्यों का नाम पीएलएफ (% ) 
( मेगावाट ) 

( अप्रैल - जनवरी 

, 2014 - 15 ) 
( 2 ) 

( 4 ) 

( 5 ) 
एनटीपीसी, फरीदाबाद , सीसीपीपी 431. 59 

हरियाणा 

42. 3 
| एनटीपीसी, अंटा सीसीपीपी 

419 . 33 राजस्थान 

47 . 9 
| एनटीपीसी, औरेया सीसीपीपी 

663. 36 

उत्तर प्रदेश 28. 5 
एनटीपीसी, दादरी सीसीपीपी 

829 . 78 

उत्तर प्रदेश 34. 6 
एनटीपीसी, गंधार ( झनौर ) 

657 . 39 गुजरात 

31 . 0 
एनटीपीसी, कवास , सीसीपीपी 

656 . 2 गुजरात 

31 . 8 
| आई पी सीसीपीपी 

दिल्ली 

41 . 2 
प्रगति सीसीजीटी - | || 

750 दिल्ली 

33 . 5 
प्रगति सीसीपीपी 

330 . 4 दिल्ली 

66. 2 
धौलपुर सीसीपीपी 

330 राजस्थान 

31. 2 
धुवारन सीसीपीपी ( जीएसईसीएल) 106. 42 

गुजरात 

17 . 1 
| हजीरा सीसीपीपी ( जीएसईजी ) 

156 . 1 गुजरात 

16 . 0 
उतरन सीसीपीपी ( जीएसईसीएल ) 144 

गुजरात 

10 . 4 
उरान सीसीपीपी ( महाजेंको) 

672 महाराष्ट्र 

60 . 0 
ट्राम्बे सीसीपीपी ( टीपीसी ) 

180 महाराष्ट्र 

78. 5 
बडोदा सीसीपीपी (जीआईपीसीएल ) 160 

गुजरात 

3 . 1 
गोदावरी ( स्पेक्ट्रम ) 

208 

आंध्र प्रदेश 28. 4 


(1 ) 


( 3 ) 


|-cio|F| 


| 


270 


oo| 


10. 


11. 


12. 

13. 
__ 14. 

15 . 
___ 16. 
_____ 17. 


[ 417 II - QU5 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


18. 


235 . 4 


25 . 4 


19 . 


350 


19 . 8 


220 


11. 6 


og kung hinu (vildicho) 
कोंडापल्ली सीसीपीपी ( लांको ) 

siy{ A DUHSUA ) 
fautela Hilu 
DATA HIHGA (JASH ) 
Hota Hut ( THT) 


आंध्र प्रदेश 
आंध्र प्रदेश 
आंध्र प्रदेश 
आंध्र प्रदेश 
गुजरात 
गुजरात 


20 . 
21. 
22 . 
23. 


272 


24 . 8 


655 


5 . 4 


1147 . 5 


25 . 6 


(A ) 


( c ) 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 19th May, 2015 

No. 17 /2015 -Service Tax 
G .S . R . 401( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of Section 93 of the Finance Act, 1994 
( 32 of 1994), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby exempts 
taxable services provided under the Power System Development Fund Scheme of the Ministry of Power (hereinafter 
referred to as the Scheme), from the whole of the service tax leviable thereon under section 66B of the said Act: 
by way of, 

re -gasification of Liquefied Natural Gas imported by the Gas Authority of India Limited (GAIL ); 
( B ) transportation of the incremental Re - gasified Liquefied Natural Gas (RLNG ) (e-bid RLNG ) to the 

power generating companies or plants as specified in the Annexure -I and Annexure -II to this 

notification , 
subject to the following conditions, namely : 

( a ) GAIL is appointed as the “ e-bid RLNG Operator for the gas based plants outside Gujarat and Gujarat State 

Petroleum Corporation Limited (GSPCL ) will be “ e-bid RLNG Operator for the gas based plants within 

Gujarat and GAIL will be the only agency for the procurement of e-bid RLNG under the Scheme; 
(b ) supply of imported spot RLNG “e - bid RLNG ’ to the Stranded gas based plants as well as the plants 

receiving domestic gas , will be upto the target Plant Load Factor (PLF) selected through a reverse e 
bidding ; 
the eligible gas based power plants under the Scheme shall be the Stranded gas based power plants and 
those plants receiving domestic gas whose actual average PLF achieved during April -January 2014 - 15 was 

below the target PLF ; 
( d ) in case of plants receiving domestic gas ( Annexure- II ), Power System Development Fund Scheme (PSDF) 

support being made available only for incremental generation of electricity during the relevant period over 
and above the PLF achieved during April- January 2014 - 15 , for example, if the PLF actually achieved 
during April -January 2014 - 15 is 20 % , and if during the relevant period the PLF is 25 % from all sources 
including that from e -bid RLNG , then PSDF support will be made available for the electricity corresponding 
to 25- 20 = 5 % PLF , but limited to the actual generation from e -bid RLNG during that relevant period ; 
the person liable to pay service tax produces the following certificates as verified by the Empowered Pool 
Management Committee (EPMC ) constituted by Ministry of Power vide Office Memorandum No . 
4 /2 /2015 - Th - 1 dated 27th March , 2015 , within a period of three months, or such extended period not 
exceeding a further period of six months as the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central 
Excise or Service Tax ,may allow , before the jurisdictional Central Excise officer: 
(i) certification by Central Electricity Authority (CEA ) for each participating gas based plant 

regarding the quantum of electricity to be generated per unit of gas based on the technical 

parameters of that plant; 
( ii) certification by GAIL regarding quantity of e-bid RLNG gas supplied during the relevant period ; 

self-certification by the participating gas based plant regarding the quantity of e -bid RLNG gas 
actually utilised during the relevant period for generation of electricity, and Discom -wise supply 

of such electricity ; and 
( iv ) certification by participating Discoms regarding the quantum of e-bid RLNG based electricity 

purchased during the relevant period from participating gas based plants ; 


( e ) then 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART II — SEC . 3 (i)] 
(f) the person , failing to produce the aforesaid certificates before Central Excise Officer within the stipulated 

period , would pay the duty leviable on such services along with the applicable interest thereon ; 

Provided that the exemption shall not be available if such Re- gasified Liquefied Natural Gas (RLNG ) and 
Liquefied Natural Gas (LNG ), is used for generation of electrical energy by captive generating plant as defined in 
clause (8 ) of section 2 of the Electricity Act , 2003 ( 36 of 2003 ): 
Provided further thatnothing contained in this notification shall apply on or after the 1st day of April, 2017. 

[F . No .334 /5 /2015 - TRU ] 

AKSHAY JOSHI,Under Secy. 
ANNEXURE - I 
LIST OF STRANDED GAS BASED POWER PLANTS 


Name of the State 
( 3 ) 
MAHARASHTRA 


DELHI 
GUJARAT 
GUJARAT 
GUJARAT 


GUJARAT 


GUJARAT 


S . No. Name of Power Station 
(1 ) (2 ) 

RATNAGIRI (RGPPL - DHABHOL) 
PRAGATI CCGT-III 
DHUVARAN CCPP (GSECL ) 
| UTRAN CCPP (GSECL ) 
PIPAVAV CCPP 
DHUVARAN CCPP (GSECL ) 
HAZIRA CCPP EXT 
VATWA CCPP ( TORRENT) 

RITHALA CCPP (NDPL ) 
10 | ESSAR CCPP 

UNOSUGEN CCPP 
DGEN Mega CCPP 
GAUTAMI CCPP 

GMR - KAKINADA ( Tanirvavi) 
15 JEGURUPADU CCPP (GVK ) 
16 KONASEEMA CCPP 
17 KONDAPALLI EXTN CCPP 


GUJARAT 


9 


RITU 


DELHI 
GUJARAT 
GUJARAT 
GUJARAT 


11 


ANDHRA PRADESH 
ANDHRA PRADESH 


ANDHRA PRADESH 


ANDHRA PRADESH 


ANDHRA PRADESH 


18 


VEMAGIRI CCPP 


ANDHRA PRADESH 


19 


SRIBA INDUSTRIES 


ANDHRA PRADESH 


RVK ENERGY 


ANDHRA PRADESH 


ANDHRA PRADESH 


20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
27 
28 
29 
30 


SILK ROAD SUGAR 
| LVS POWER 
GMR Vemagiri Exp 
Kondapalli Exp St-III 
Samalkot Exp 
CCGT by Panduranga 
Gas Engine by Astha 
Kashipur Sravanthi St-I& II 
| Beta Infratech CCGT 
Gama Infraprop CCGT 
CCGT by Pioneer Gas Power Ltd . 


ANDHRA PRADESH 
ANDHRA PRADESH 
ANDHRA PRADESH 
ANDHRA PRADESH 
ANDHRA PRADESH 
TELANGANA 
UTTARAKHAND 


UTTARAKHAND 
UTTARAKHAND 
MAHARASHTRA 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


ANNEXURE - II 
LIST OF PLANTS RECEIVING DOMESTIC GAS 
(Average PLF during April, 2014 -January, 2015 ) 


S. No . Name of Power Station 


Installed 
Capacity 
( MW) 


Name of the State 


PLF ( % ) 

( April 
January , 2014 


___ ( 1 ) 


15 ) 
____ ( 5 ) 


| 3 

4 
15 
| 6 
| 7 


| 10 
| 11 

12 


( 2 ) 
NTPC , FARIDABAD CCP 
NTPC , ANTA CCP 
NTPC , AURAIYA CCPP 
NTPC , DADRI CCPP 

NTPC, GANDHAR (JHANORE ) 
NTPC , KAWAS CCPP 
I. P . CCPP 
PRAGATI CCGT - III 
PRAGATI CCPP 
DHOLPUR CCPP 
DHUVARAN CCPP (GSECL ) 
HAZIRA CCPP (GSEG ) 
UTRAN CCPP (GSECL ) 
URAN CCPP (MAHAGENCO ) 
TROMBAY CCPP ( TPC ) 
BARODA CCPP (GIPCL ) 
GODAVARI (SPECTRUM ) 
JEGURUPADU CCPP (GVK ) 
KONDAPALLI CCPP (LANCO ) 
PEDDAPURAM (BSES ) 
VIJESWARAN CCPP 
PEGUTHAN CCPP (GTEC ) 
SUGEN CCPP ( TORRENT ) 


( 3 ) 
431. 59 
419. 33 
663. 36 
829 . 78 
657. 39 
656. 2 
270 
750 
330 . 4 
330 
106 .42 
156. 1 
144 
672 
180 
160 
208 

235 . 4 
| 350 
| 220 
| 272 

655 
1147. 5 


( 4 ) 
HARYANA 
RAJASTHAN 
UTTAR PRADESH 
UTTAR PRADESH 
GUJARAT 
GUJARAT 
DELHI 
DELHI 
DELHI 
RAJASTHAN 
GUJARAT 
GUJARAT 
GUJARAT 
MAHARASHTRA 
MAHARASHTRA 
GUJARAT 
ANDHRA PRADESH 
ANDHRA PRADESH 
ANDHRA PRADESH 
ANDHRA PRADESH 
ANDHRA PRADESH 
GUJARAT 
GUJARAT 


42. 3 
47. 9 
28 . 5 
34. 6 
31. 0 
31 . 8 
41. 2 
33. 5 
66. 2 
31. 2 
17 . 1 
16. 0 

10. 4 
| 60 . 0 

78. 5 
3. 1 
28. 4 
25. 4 
19 . 8 
11. 6 
24. 8 
5. 4 
25 . 6 


13 


14 


| 15 


16 


| 17 
| 18 
| 19 
| - 20 


21 


122 

23 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 19 मई, 2015 

सं. 14 / 2015- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एनटी ) 
सा. का . नि . 402 ( अ). - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 (1944 का 1) की धारा 37 और वित्त 
अधिनियम, 1994 (1994 का 32 ) की धारा 94 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर 
प्रत्यय नियम, 2004 में और आगे संशोधन करते हुए एतदद्वारा निम्नलिखित नियमों को बनाती है, अर्थात : 
1. (1 ) ये नियम केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय ( तीसरा संशोधन ) नियम, 2015 कहलाएंगे । 

( 2) ये 1 जून , 2015 से प्रभावी होंगे । 

केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 में , नियम 6 में , उप -नियम ( 3 ) में , 
( क ) उपवाक्य (i) में , शब्द “माल और ” के पश्चात, शब्द “ के मूल्य का सात प्रतिशत " अंत: स्थापित किये जाएंगे ; 
( ख ) दूसरे परंतुक में , शब्द “छ:", के स्थान पर शब्द “ सात ”, प्रतिस्थापित किया जायेगा । 

[ फा . सं . 334 / 5 / 2015 -टीआरयू ] 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 (i) ] 


अक्षय जोशी, अवर सचिव 
नोट : मूल नियम सा . का . नि . संख्या 600 ( अ ) दिनांक 10 सितम्बर , 2004 के तहत अधिसूचना सं . 23 / 2004 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एनटी ) दिनांक 10 सितम्बर , 2004 के अन्तर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग - II, खंड 3, 
उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और सा . का . नि . संख्या 346( अ ), दिनांक 30 अप्रैल, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र , 
असाधारण, भाग- II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं . 12 / 2015- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एनटी ) दिनांक 
30 अप्रैल, 2015 के अन्तर्गत अंतिम बार संशोधित किए गए । 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 19th May, 2015 

No. 14/2015 -Central Excise ( N. T . ) 
G .S .R . 402 ( E ). — In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 ( 1 of 
1944 ) and section 94 of the Finance Act , 1994 ( 32 of 1994 ), the Central Government hereby makes the following rules 
further to amend the CENVAT Credit Rules , 2004, namely : - 
1. (1) These rules may be called the CENVAT Credit ( Third Amendment) Rules , 2015 . 

(2 ) They shall come into force with effect from 1st of June , 2015 . 
2. In the CENVAT Credit Rules, 2004, in rule 6, in sub-rule (3), - 

(a ) in clause (i), after the words “ goods and ”, the words “ seven per cent. of value of the” shall be inserted . 
(b ) in the second proviso , for the word “ six ” , the word “ seven ” shall be substituted . 

[ F. No. 334/ 5 / 2015-TRU] 

AKSHAY JOSHI, Under Secy . 
Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary , Part II, Section 3, Sub -section 
(i), vide notification No . 23 / 2004 - Central Excise ( N. T .) dated the 10th September, 2004 vide number G . S. R. 600 ( E ) 
dated the 10 September, 2004 and last amended vide notification No . 12 /2015 - Central Excise (N . T .) dated 30 " April , 
2015 published in the Gazette of India, Extraordinary , Part II , Section 3, Sub - section (i), by number G . S .R . 346 ( E ), 
dated the 30th April , 2015 . 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 19 मई, 2015 

सं. 15 / 2015- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( गै.टे. ) 
सा. का . नि . 403( अ). केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम , 2004 के नियम 5ख के तहत प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पादशुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, अधिसूचना सं. 12 / 2014 - के.उ. शु. ( गै.टे), दिनांक 3 
मार्च, 2014 जिसे सा . का . नि . 139 ( अ ), दिनांक 3 मार्च, 2014 के तहत , भारत के राजपत्र, असाधारण , के भाग -II, खंड 
3 उपखंड (i), में प्रकाशित किया गया था में 31 मार्च 2015 तक किसी भी उद्देश्य या सुरक्षा सेवा हेतु श्रमशक्ति की 
आपूर्ति से सम्बंधित की गई तथा करने से लोप की गई बातों को छोड़कर , निम्नलिखित संशोधन करता है यथा 

उक्त अधिसूचना में ; 
(i) पैराग्राफ 1 में , रक्षोपाय , शर्तों और सीमाओं से सम्बंधित , उप पैराग्राफ ( क ) के उपवाक्य (II ) को 

निरसित किया जाएगा; 
( ii ) फार्म क में , पैराग्राफ ( क ) में , सारणी में , क्र . सं . 2 और उससे सम्बंधित , प्रविष्टियों को निरसित किया 

जाएगा ; 


[ फा . सं . 334 / 5 / 2015 -टीआरयू ] 

अक्षय जोशी, अवर सचिव 


[ 991 II 2U5 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Peugot : HG 31TETHYATTA 31THUAT H . 12 / 2014 -chester 5r4ia prch (Jt.Z.) HI.CHT. Ca . 139( 37 ), Pacich 3 
HIT , 2014 at ded HRA IG14 , 31HTETUT À chilia Rohelt JRT UT| 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 19th May, 2015 

No. 15 /2015 - Central Excise ( N . T .) 
G .S . R . 403 (E ). — In exercise of the powers conferred by rule 5B of the CENVAT Credit Rules, 2004 , the 
Central Board of Excise and Customs hereby makes the following amendments in the notification No. 12 /2014 -C . E 
(N . T .), dated 3rd March , 2014 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3, Sub - section 
( i) vide number G . S . R . 139 ( E ), dated the 3rd March , 2014 , except as thing done or omitted to be done with respect to 
supply of manpower for any purpose or security services upto and including 31st March , 2015 , namely: 
In the said notification , 

In paragraph 1 , relating to safeguards, conditions and limitations , in sub - paragraph (a ), clause ( ii ) 

shall be omitted ; 
( ii) In Form A , in paragraph (a ), in the table , Sl. No. 2 and the entries relating thereto shall be omitted . 

[F . No. 334 /5/ 2015- TRU ] 

AKSHAY JOSHI, Under Secy. 
Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary , vide notification No . 12 / 2014 

C . E ( N . T .) , dated 3rd March , 2014 , vide number G .S . R . 139 ( E ), dated the 3rd March , 2014 . 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


